रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


1 


:-- 


: 
1 


HTH+:--: . 


4 


A 


.. 


. 


. 


. 


: 


सामग- जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 3 , 2016 / वैशाख 13 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3 , 2016 / VAISAKHA 13 , 1938 


सं . 131 ] 
No. 131 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 3 मई , 2016 

सं . 05 / 2015 - 2020 
विषय : स्तर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु एएनएफ 3ग आवेदन पत्र में संशोधन । 


फा . सं. 01 / 61 / 180 / 179 / एएम16 / पीसी - 3. — विदेश व्यापार नीति , 2015 - 2020 के पैरा 2.04 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 
के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के स्तर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु 
एएनएफ3ग - आवेदन पत्र में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करते हैं । 


इस अधिसूचना का प्रभावः स्तर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु संशोधित 
एएनएफ3ग - आवेदन पत्र को अधिसूचना सं. 4 / 2015 - 20 दिनांक 29 अप्रैल , 2016 के तहत विदेश व्यापार 
नीति के पैरा 3. 20( ख) में किए गए संशोधन को प्रभावी करने के उद्देश्य से चालू और विगत तीन वर्षों को 
शामिल करने हेतु अधिसूचित कर दिया गया है । 


अनूप वधावन , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


21%8Cleone 


2198 GI/ 2016 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1 ] 


सार्वजनिक सूचना 05 / 2015- 20 दिनांक 03 मई, 2016 का अनुलग्नक 

एएनएफ - 3ग 

स्तर प्रमाण - पत्र प्राप्त करने हेतु आनलाईन आवेदन 
( कृपया विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.20 से 3.24 तथा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.18 से 3.23 को पढ़ें ) 


भाग क 


| 1. आवेदक का ब्यौरा 
आईईसी संख्या 


ब्राँच कोड 


नाम 


पता 


दूरभाष संख्या 
ई - मेल आईडी 


2. आवेदक का ब्यौरा 


किसके लिए आवेदन किया गया 


प्रेषण तिथि 
किसको प्रेषित किया गया 


भाग ख 


3. आवेदन किए गए स्तर की श्रेणी: कृपया टिक करें 


क ) एक सितारा निर्यात हाउस 


ख ) दो सितारा निर्यात हाउस 


ग ) तीन सितारा निर्यात हाउस 


घ ) चार सितारा निर्यात हाउस 
ड.) पाँच सितारा निर्यात हाउस 


4. पूर्ववर्ती तीन (रत्न एवं आभूषण क्षेत्र हेतु दो ) लाइसेंसिंग वर्षों और वर्तमान वर्ष ( अर्थात् आवेदन करने का वर्ष ) के दौरान भारत 
से सेवा प्रदान करने पर अर्जित निर्यात / मान्य निर्यात / विदेशी मुद्रा का विवरण 

सेवा प्रदान करने पर अर्जित निर्यात / मान्य निर्यात / विदेशी मुद्रा का विवरण 


पूर्ववर्ती प्रथम वर्ष । पूर्ववर्ती द्वितीय वर्ष । पूर्ववर्ती तृतीय वर्ष 
| अमरीकी डालर में अमरीकी डालर में | अमरीकी डालर में 

(रत्न और आभूषण 
क्षेत्र लागू नहीं) 


अमरीकी डालर में निर्यात की किस्म । वर्तमान वर्ष में 
( एफओबी / एफओआर मूल्य / अर्जित अमरीकी डालर 
विदेशी मुद्रा) 

( अवधि का उल्लेख 

करें) 
1. बिना वेटेज के वस्तुओं का 
निर्यात 
2. दोहरी वेटेज के वस्तुओं का 
निर्यात 
3. बिना वेटेज की सेवाओं का 
निर्यात 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. मान्य निर्यात हेतु अमरीकी डालर 
में परिवर्तित एफओआर मूल्य 
5. एसईजेड / ईओयू / 
ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी का 
निर्यात , यदि मिलान की मांग की 
गई हो 
6. कुल ( अमरीकी डालर में ) 
टिप्पणी 1: पोतलदान को केवल एक बार दोहरी वेटेज हेतु पात्र श्रेणियों में जोड़ा जा सकता है । 
टिप्पणी 2: यदि आवेदन चालू वर्ष के निर्यातों के आधार पर दायर किया जाता है, कृपया विनिर्दिष्ट अवधि दर्शाएं ( उदाहरणतया 
मौजूदा वर्ष में अप्रैल - जुलाई, यदि 4 महीने के निर्यात का हिसाब रखा जाता है, या चालू वर्ष का अप्रैल - नवम्बर, यदि 8 महीने 
के निर्यात का हिसाब रखा है ) । 
टिप्पणी 3: यदि निर्यात अमरीकी डालर के अलावा किसी अन्य मुद्रा जैसे यूरो इत्यादि में किए गए हैं तो इन्हें निर्यात प्रयोजनों 
हेतु विशेष मास हेतु सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार अमरीकी डालर में परिवर्तित किया जाएगा । 


5. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित दस्तावेजों को इन्हें स्कैन करके अपलोड कर दिया है जो इस 
आवेदन का भाग हैं । 

क . पूर्व के स्तर प्रमाणपत्र की प्रति, यदि कोई हो । 
घोषणा / वचनबद्धता 


मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि : 
क. फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम ( समय - समय पर यथा संशोधित ) के 
अधीन दण्डित नहीं किया गया है : 

( i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 
( ii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 
(iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1962 
(iv ) विदेश विनिमय प्रबंधक अधिनियम, 1999 और 

( v ) विदेश विनिमय संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम , 1974 
ख. कम्पनी / फर्म / एचयूएफ / न्यास ( जैसा भी मामला हो ) का कोई भी निदेषक / साझेदार / स्वामी / 
कर्ता / न्यासी / फर्म / एचयूएफ / न्यासी किसी अन्य कम्पनी / फर्म / संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची ( डीईएच ) 
में है का निदेशक / साझेदार / स्वामी / कर्ता / न्यासी नहीं है । 
ग . न तो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय / फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा 
कार्यालय ( यों ) / यूनिट ( टों ) / डिविजन( नों ) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन 
आयात /निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है । 


मैं / हम समय - समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1962 उसके तहत बने नियमों 

और आदेशों, विदेश व्यापार नीति , प्रक्रिया पुस्तक और आयात निर्यात मद के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण के प्रावधानों के 
पालन की शपथ लेता हूँ / लेते हैं । 


मैं / हम प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास 
के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है । मैं / हम पूर्णतः समझता हूँ समझते हैं 
कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे / हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम 
भुगतने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हों । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


| मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं नीति के पैरा 9. 06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने 

के लिए अधिकृत हूँ । 


| मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि पोतलदान को दोहरे वेटेज हेतु पात्र श्रेणियों में केवल एक बार शामिल किया गया है । 


6 | मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि पुनर्निर्यात आधार पर किए गए निर्यात को शामिल नहीं किया गया है । 


| मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि निर्यात / आपूर्ति में दावा त्याग आधार पर किसी निष्पादन को शामिल नहीं किया गया | 
है । 


मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि पहचान हेतु केवल ऐसे निर्यातों पर विचार किया गया है जिन्हें मैंने विदेश से सीधे अपने । 
बैंक एकाउन्ट में प्राप्त किया है । 


9 | मैं भारत की सेवा आपूर्ति से संबंधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.51 के प्रावधानों का पालने करने का वचन देता हूँ । 


घोषणा / वचनबद्धता को स्वीकृत करने हेतु टिक करें तथा निम्नलिखित विवरण को भरें : 


आवेदक के हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


फ्लैट / प्लॉट / 
ब्लॉक संख्या 


कार्यालय का पता 


गली / क्षेत्र / मुहल्ला 


शहर 


राज्य 


पिन कोड 


दूरभाष सं . 


देश कोड . 


क्षेत्र कोड.. 


............ 


दूरभाष सं . 


फैक्स 


सं .: 


ई - मेल : 


स्थान : 


दिनांक : 


[ भाग - खण्ड 17 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ए एन एफ 3ग का अनुलग्नक 
सनदी लेखाकार ( सीए ) / लागत एवं निर्माण लेखाकार ( आईसीडब्ल्यूए ) / 

कम्पनी सचिव ( सीएस ) का प्रमाण - पत्र 
मैं / हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने मैसर्स 

............. के निर्धारित रजिस्टरों और 
संबंद्ध रिकार्ड की जाँच कर ली है जो .......... ... लाइसेंसिंग अवधि के लिए है और जिसकी आईईसी संख्या ..... है 
और एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि : 


1. निम्नलिखित दस्तावेज / रिकार्डस आवेदक फर्म / कम्पनी द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं और उनका मेरे / हमारे द्वारा 
निम्नानुसार जाँच एवं सत्यापन कर लिया गया है: 


क . यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 1848, सेवा कर अधिनियम, विदेश व्यापार 
(विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1992 के तहत सांविधिक दस्तावेजीकरण । 
ख . निर्यात आदेश / ठेके , शिपिंग बिल , लदान बिल ( और / ऐयरवेज बिल / पीपी प्राप्तियाँ ) सीमाशुल्क / बैंक से सत्यापित 
बिल , फारवर्ड इनवर्ड रेमीटंस सर्टिफकेट्स ( एफआईआरसी ) और निर्यात एवं प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र, जीआर घोषणा एवं लेखों 
की संबंधित पुस्तकें । 


__ 


ग . 


एफआईआरसी, अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड कंपनियों से प्रमाणपत्र । 


2. आवेदक फर्म / कम्पनी द्वारा एएनएफ 3ग में दी गई सूचना यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 और उसके 
अंतर्गत नियमों और प्रक्रियाओं अंतर्गत संबद्ध रजिस्टर और रिकार्ड तथा मैसर्स... 

....... व उसकी 
सहायक कंपनियों की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है तथा सत्य और सही है । 
3. यह सुनिश्चित किया गया है कि : 
क . प्रस्तुत सूचना सभी तरह से सत्य और सही है, इसका कोई भाग गलत अथवा भ्रामक नहीं है तथा कोई संबद्ध सूचना 
छुपाई अथवा रोकी नहीं गई है । 


ख . माल के निर्यात के संबंध में , पोत लदान को तभी आवेदक के निर्यात कारोबार / निष्पादन में शामिल किया जा सकता 
है जब विदेश से निर्यात आय की प्राप्ति आवेदक के बैंक खाते में हो । 


ग . 


सेवा प्रदायकों के संबंध में , सेवा प्रदान करने से संबंधित मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात आय की प्राप्ति । 


घ. यदि निर्यात अमरीकी डालर के अलावा किसी अन्य मुद्रा जैसे यूरो इत्यादि में किए गए हैं तो इन्हें निर्यात प्रयोजनों हेतु 
विशेष मास में सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार अमरीकी डालर में परिवर्तित किया जाएगा । 


4 . न तो मैं और न ही मेरा / हमारा साझेदार, उपरोक्त कम्पनी, इसकी समूह कम्पनियों अथवा इसकी सम्बद्ध कम्पनियों का 
साझेदार, निदेशक अथवा कर्मचारी है । 


5 . मैं / हम आगे प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान पोतलदान के लिए निर्यात 
आय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमत विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया नहीं है । 
6. सेवा की आपूर्ति द्वारा निर्यातों / मान्य निर्यातों / अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नानुसार है: 


भारत से सेवा की आपूर्ति द्वारा निर्यातों / मान्य निर्यातों / अर्जित विदेश मुद्रा का विवरण 
निर्यात का प्रकार ( अमरीकी डालर में चालू वर्ष पूर्व वर्ष - 1 पूर्व वर्ष - 2 पूर्व वर्ष- 3 ( अमरीकी 
पो .प. नि . मूल्य / रे.प. भा .मूल्य / अर्जित ( अमरीकी ( अमरीकी डालर ( अमरीकी डालर में ) डालर में ) (रत्न और 
विदेशी मुद्रा ) डालर में ) 

| आभूषण क्षेत्र के लिए लागू 

नहीं ) 
1. भारिता के बिना माल का निर्यात 


2. दोहरी भारिता सहित निर्यात (प्रपत्र 
क के अनुसार ) 


3. बिना भारिता के सेवाओं का निर्यात 
( प्रपत्र ख के अनुसार ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


4. मान्य निर्यात हेतु अमरीकी डालर 
में परिवर्तित एफओआर मूल्य (प्रपत्र ग 
के अनुसार ) 


5. एसईजेड / ईओयू / ईएचटी 
पी / एसटीपी / बीटीपी से निर्यात, यदि 
क्लब करना हो तो (प्रपत्र घ के 
अनुसार) 
6. कुल ( अमरीकी डालर में ) 


टिप्पणी 1: पोतलदान को केवल एक बार दोहरी भारिता हेतु पात्र श्रेणियों में शामिल किया जा सकता है । 
टिप्पणी 2: यदि आवेदन चालू वर्ष के निर्यातों के आधार पर दायर किया जाता है, कृपया विनिर्दिष्ट अवधि दर्शाएं ( उदाहरणतया 
मौजूदा वर्ष में अप्रैल - जुलाई, यदि 4 महीने का निर्यात का हिसाब रखा जाता है, या चालू वर्ष का अप्रैल - नवम्बर, यदि 
8 महीने के निर्यात का हिसाब रखा जाता है) । 
टिप्पणी 3: यदि निर्यात अमरीकी डालर के अलावा किसी अन्य मुद्रा जैसे यूरो इत्यादि में किए गए हैं तो इन्हें निर्यात प्रयोजनों 
हेतु विशेष मास हेतु सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार अमरीकी डालर में परिवर्तित किया जाएगा । 


7. यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम सं. 1 में उल्लिखित निम्न दस्तावेजों के रिकार्ड का रखरखाव / प्रस्तुत, जांच 
अथवा सत्यापन नहीं किया गया है । 


8. मैं / हम अच्छी तरह से समझता हूँ / समझते हैं कि यदि इस प्रमाणपत्र में किया गया कोई कथन गलत या झूठा पाया 
जाता है, मुझे / हम दण्डात्मक कार्रवाई या अन्य परिणाम जो कानून में वर्णित हैं या अन्य रूप से बताए गए हैं , का सामना करने 
के लिए दायी होऊंगा / होंगे । 
स्थान.. 

सी ए / आई सी डब्ल्यू ए / 
सी एस के हस्ताक्षर.. 

हस्ताक्षरकर्ता का नाम..... 
दिनांक . 

पता........... 
सदस्यता संख्या........ 
फोन नं . 
ई - मेल पता.... .. 


प्रपत्र - क 


दोहरी भारिता के साथ निर्यात का प्रमाण - पत्र ( यह तब ही लागू होगा जब एक सितारा निर्यात हाउस के लिए आवेदन किया 
जाए ) 


नोट: - नीचे दर्शाई गई श्रेणियों में से केवल एक में पोतलदान को शामिल किया जा सकता है । 


क्रमांक निर्यातों की श्रेणी 


मौजूदा वर्ग में पूर्ववर्ती प्रथम वर्ष में पूर्ववर्ती द्वितीय वर्ष पूर्ववर्ती तृतीय वर्ष में 
एफओबी / एफओ एफओ बी / एफ ओ में एफ ओ बी / एफओबी / एफ ओआर / 
आर / विदेशी मुद्रा आर / अर्जित विदेशी एफओ आर / अर्जित विदेशी मुद्रा अमरीकी 
( अमरीकी डालर मुद्रा ( अमरीकी डालर अर्जित विदेशी मुद्रा डालर में (रत्न एवं आभूषण 

( अमरीकी डालर क्षेत्र के लिए लागू नहीं ) 


सूक्ष्म , लघु और मध्यम 
उद्यम विकास 
( एमएसएमईडी ) 
अधिनियम 2006 में यथा 
परिभाषित सूक्ष्म , लघु 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रमांक | निर्यातों की श्रेणी 


मौजूदा वर्ग में पूर्ववर्ती प्रथम वर्ष में पूर्ववर्ती द्वितीय वर्ष पूर्ववर्ती तृतीय वर्ष में 
एफओबी / एफओ एफओ बी / एफ ओ में एफ ओ बी / एफओबी / एफ ओआर / 
आर / विदेशी मुद्रा आर / अर्जित विदेशी एफओ आर / अर्जित विदेशी मुद्रा अमरीकी 
( अमरीकी डालर मुद्रा ( अमरीकी डालर अर्जित विदेशी मुद्रा डालर में (रत्न एवं आभूषण 

|( अमरीकी डालर क्षेत्र के लिए लागू नहीं ) 


3 . 


4. 


और मध्यम उद्यम 
विकास (एमएसएमईडी ) 
द्वारा माल और / अथवा 
सेवाओं का निर्यात 
आईएसओ / बीआईएस 
वाली विनिर्माण इकाईयां 
उत्तरी - पूर्वी राज्यों, 
सिक्किम एवं जम्मू एवं 
कश्मीर में स्थित यूनिटें 
एग्री निर्यात जोन में 
स्थित इकाईयां 
कुल पोत पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य ( अमरीकी 
डालर में ) 
दोहरी भारिता के साथ 
निर्यातों का पोत पर्यन्त 
निशुल्क मूल्य ( अमरीकी 
डालर में ) ={ 2x कुल 
पोत पर्यन्त निःशुल्क 
मूल्य } 


प्रपत्र ख 
सेवा की आपूर्ति द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का प्रमाण - पत्र 


क्रमांक 


सेवा प्रदाता की श्रेणी । विवरण 


मौजूदा वर्ष में पूर्ववर्ती वर्ष 1 में पूर्ववर्ती वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष 3 में 
अमरीकी डालर में अमरीकी डालर में 2 में अमरीकी डालर में 
अर्जित विदेशी मुद्रा अर्जित विदेशी अमरीकी अर्जित विदेशी मुद्रा 

डालर में (रत्न एवं आभूषण 
अर्जित क्षेत्र के लिए लागू 
विदेशी मुद्रा नहीं) 


मुद्रा 


-No+ 


पैरा 9.51 (1) 
पैरा 9.51 ( ii ) 
पैरा 9.51 (iii ) 
पैरा 9.51 (iv ) 
सेवा की आपूर्ति से 
अर्जित की गई कुल 
विदेशी मुद्रा ( अमरीकी 
डालर में ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1 ] 


प्रारूप ग 
मान्य निर्यात के एफओआर मूल्य का प्रमाणपत्र 


मान्य निर्यात की श्रेणी वर्तमान वर्ष में पूर्ववर्ती वर्ष 1 में पूर्ववर्ती वर्ष 2 पूर्ववर्ती वर्ष 3 में अमरीकी डालर 
(विदेश व्यापार नीति का एफओआर (करोड़ एफओआर में अमरीकी में अर्जित विदेशी मुद्रा (रत्न एवं 
अध्याय - 7) ( कृपया रुपये में ) ( करोड़ रुपये में ) डालर में अर्जित आभूषण क्षेत्र के लिए लागू नहीं) 
कोष्ठक में संबद्ध उप पैरा 

विदेशी मुद्रा 
को उद्धृत करें ) 
अग्रिम प्राधिकार पत्र की 
आपूर्ति 


कुल एफओआर मूल्य 
(करोड़ रुपये में ) 
वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल 
को सीबीईसी द्वारा 
अधिसूचित विनिमय दर 
समतुल्य अमरीकी डालर 


प्रारूप घ 


एसईजेड / ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी इकाईयों से निर्यात , जिन्हें स्तर प्रदान करने के परिकलन हेतु 

आईईसी में शामिल किया गया है 


क्रमांक 


निर्यातक यूनिटों 
का नाम 


मौजूदा वर्ष में अमरीकी पूर्ववर्ती वर्ष 1 में 
डालर में अर्जित अमरीकी डालर में 
एफओबी 

अर्जित एफओबी 


पूर्ववर्ती वर्ष 2 में 
अमरीकी डालर में 
अर्जित एफओबी 


पूर्ववर्ती वर्ष 3 में अमरीकी 
डालर में अर्जित एफओबी 
(रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के 
लिए लागू नहीं) 


2 


1. 
2. 


3. 


एस ई जेड 
ई ओ यू 
ई एच टी पी 
एस टी पी 
बी टी पी 
कुल पोत पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य 
( अमरीकी डालर 


स्थान 


सीए / आईसीडब्ल्यूए / 
सी एस के हस्ताक्षर .. 


[ T1 I - 05 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दिनांक 


हस्ताक्षरकर्ता का नाम .. 


पता 


सदस्यता संख्या 


दूरभाष सं0 


ई - मेल पता 


.... ....... 


टिप्पणी: - प्रपत्र क से घ सहित सनदी लेखाकार ( सीए ) लागत एवं कार्य लेखाकार आईसीडब्ल्यू ए / कंपनी सचिव ( सीएस ) के 
प्रमाणपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगाने की आवश्यकता है । 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 3rd May, 2016 

No. 05/2015 -2020 
Subject :- Amendment of ANF 3C - Application for on line filing of Grant of Status Certificate. 

F . No . 01/61/180 /179 /AM - 16/ PC -3 . — In exercise of powers conferred under paragraph 2 .04 of the 
Foreign Trade Policy 2015 - 20 , Director General of Foreign Trade, hereby amends the ANF 3C - Application 
for on line filing of Grant of Status Certificate of Appendices and Aayat Niryat Form of FTP 2015 -20 as 
per Annexure to this Public Notice . 


Effect of this Public Notice : The amended ANF 3C - Application for on line filing of Grant of Status 
Certificate is notified to include the current and previous three year to give effect to the amendment made 
in Para 3.20 (b ) of FTP vide Notification No.4 /2015 -20 , dated 29th April, 2016 . 


ANUP WADHAWAN , Director General of Foreign Trade 


Annexure to Public Notice 5 /2015 - 20 Dated 3rd May 2016 

ANF- 3C 


Application for on line filing of Grant of Status Certificate 
(Kindly read Para 3.20 to 3.24 of FTP and Para 3. 18 to 3.23 of HBP ) 

Part A 
| 1. Applicant Detail 
IEC Number 

Branch Code 
Name 
Address 
Telephone No 
Email ID 


2 . Application Details 
| Application For 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


Submission Date 
Submitted To 


Part B 
3 . Category of Status applied for: please tick ) ( V ) 
a ) One Star Export House 
b ) Two Star Export House 
c ) Three Star Export House 
d ) Four Star Export House 
e ) Five Star Export House 


4 . Details of Exports/Deemed Exports/ Foreign Exchange earned for supply of Service from India 
during preceding three (two for Gems and Jewellery Sector) licensing years and current year (i.e . year 
in which application is filed ). 


Statement of Exports / Deemed Exports / Foreign Exchange Earned by 

Supply of Service 


Type of Exports in US $ 


Current Year 
in US $ (Specify 
Period ) 


Previous Year 1 Previous Year 2 
in US $ 

in US $ 


( FOB / FOR value / 
Foreign Exchange 
Earned ) 
1. Exports of goods 
without Weightage 


Previous Year 3 in 
US $ (not 
applicable for 
Gems and 
Jewellery Sector ) 


2 . Exports with Double 
Weightage 
3 . Exports of services 
without Weightage 
4 . FOR value converted 
in US $ for Deemed 
Exports 
5 . Exports of SEZs / 
EOUS / EHTPs / STPs / 
BTPs, if clubbing is 
sought 
6 . Total ( in US$ ) 


Note 1: A shipment can be included only once in one of the categories eligible for double weightage 
Note 2 : In case application is filed on basis of current years exports, please specify the period ( say e .g . Apr 
– July of Current Year if exports of 4 months are counted , or Apr – Nov of Current Year if exports of 8 
months are counted ) 
Note 3 If the exports are in any other currency other than US $ like Euro etc , these shall be converted to 
US $ as per rate notified by customs for particular month for export purposes. 


5 . This is to certify that I have uploaded the following documents after scanning which is part of this 
application . 


a. Copy of earlier Status Certificate , if any . 
6 . DECLARATION /UNDERTAKING : 


[ HTTI - Tus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| I/We hereby certify that : 
A . the entity for whom the application has been made have not been penalized 

under any of the following Acts ( as amended from time to time) : 
(i) The Customs Act, 1962 , 
( ii ) The Central Excise Act 1944 , 
(iii) Foreign Trade (Development & Regulation ) Act 1992 , 
( iv ) The Foreign Exchange Management Act, 1999; and 
(v ) The Conservation of Foreign Exchange , Prevention of Smuggling Activities 

Act, 1974 
B . none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company / 

firm /HUF / Trust, (as the case may be), is / are a Director (s) / Partner(s) / 
Proprietor / Karta / Trustee in any other Company / firm / entity which is on the 

Denied Entity List (DEL ) of DGFT ; 
C . neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any 

of its Branch Office (s )/ Unit( s )/ Division (s ) has been declared a defaulter and 
has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of 

the provisions of the Policy ; 
I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act , 1992 , as amended from time to time, the Rules and Orders framed 
there under , the Foreign Trade Policy , the Handbook of Procedures 
I/We hereby certify that that particulars and statements made in this application are 
true and correct and nothing has been concealed or held therefrom . I/We fully 
understand that any information furnished in the application if found incorrect or 
false will render me/ us liable for any penal action or other consequences as may be 
prescribed in law or otherwise warranted . 
| I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per 
Paragraph 9. 06 of the Foreign Trade Policy . 
I hereby declare that a shipment has been included only once in one of the categories 
eligible for double weightage. 
I hereby declare that exports made on re - export basis have not been included . 


4 


5 


6 


I hereby declare that export / supplies do not include any performance based on disclaimer. 
I hereby declare that only such exports has been taken into account for seeking recognition , 
which has been realized by me in our bank account directly from overseas. 
I undertake to abide by provisions of Para 9 .51 of FTP relating to supply of service from 
India . 


Tick the box as acceptance of declaration / undertaking and fill in the details below : 


Signature of the Applicant 
Name 
Designation 
Official 
Address 


Flat/Plot/ Block No 
Street/Area/Locality 
City 
State 
PIN Code 
Country 
Code -- --- Area Code ---- -- Phone number 


Telephone No. 


12 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


- 


-- 


Fax No. 
Email 
Place : 
| Date : 


L 
L 


Annexure to ANF 3C 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT (CA ) 
COST AND WORKS ACCOUNTANT ( ICWA)/ COMPANY SECRETARY (CS ) 


I / We hereby confirm that I / We have examined prescribed registers and also relevant records of M /s ....... 

......having IEC Number . 

.......... for licensing 
period (s) ..... 

. . . . . . . . . . and hereby certify that : 


1 


Following documents / records have been furnished by applicant firm / company and have been 
examined and verified by me / us namely : - 
a) Statutory documentations under Customs Act, 1962 and Excise Act , 1848 , Service Tax Act, 

Foreign Trade (Development & Regulation ) Act, 1992 as amended ; 
b ) Export Order / Contract, Shipping Bills , Bill of Lading (and / or Airways Bills / PP Receipts), 

Customs / Bank attested Invoices, Forward Inward Remittance Certificates (FIRCs) and e -BRC 

realization ,GR declaration and connected books of accounts; 
c) FIRCs, Certificate from international credit card companies. 


2 


Information given by applicant firm / company in ANF 3C is in agreement with FTP , 2015 -20 as 
amended , and rules and procedures made there under , relevant register and records and books of 
account, maintained by M /s ......... 

.. . . ...... .... is also true and correct. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3 


b ) 


It has been ensured that 
a ) Information furnished is true and correct in all respects ; no part of it is false or misleading 

and no relevant information has been concealed or withheld ; 
In respect of export of goods, a shipment is counted in applicants export turnover / 
performance only if the realization of export proceeds from overseas is in the applicant s 
bank account. 
In respect of service providers, realization of export proceeds in free foreign exchange 
pertains to rendering of services. 
If the exports are in any other currency other than US $ like Euro etc , these are converted 

to US$ as per rate notified by customs for particular month for export purposes . 
Neither I, nor any of my / our partners is a partner , director, or an employee of above -named entity , 
its Group companies or its associated concerns ; 


c ) 


d ) 


4 


5 


I / We further certify that export proceeds for shipments during last three years ( two years for Gems 
and Jewellery Sector ) plus current year are not outstanding beyond prescribed period as permitted by 
RBI. 


6 


The statement of Exports / Deemed Exports / Foreign Exchange Earned by Supply of Service has been 
calculated as under : 


Statement of Exports / Deemed Exports / Foreign Exchange Earned by 

Supply of Service from India 


[ T1 I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Type of Exports 
in US $ 


Current Year 
in US $ 


Previous Year 1 Previous Year 2 
in US $ 

in US $ 


Previous Year 3 
in US $ (not 
applicable for 
Gems and 
Jewellery 
Sector ) 


(FOB / FOR 
value / Foreign 
Exchange 
Earned ) 


1. Exports of goods 
without Weightage 


2 . Exports with 
Double Weightage 
(As per format A ) 
3 . Exports of 
services without 
Weightage (As 
per Format B ) 
4 . FOR value 
converted in US $ 
for Deemed 
Exports (As per 
Format C ) 
5 . Exports of 
SEZs / EOUS / 
EHTPs / STPs / 
BTPs , if clubbing 
is sought (As per 
format D 


6 . Total (in US $ ) 


Note 1 : A shipment can be included only once in one of the categories 
eligible for double weightage . 
Note 2 : In case application is filed on basis of current years exports , please 
specify the period (say e.g . Apr – July of Current Year if exports of 4 
months are counted , or Apr – Nov of Current Year if exports of 8 months are 
counted ) 
Note 3 : If the exports are in any other currency other than US $ like Euro etc , 
these shall be converted to US $ as per rate notified by customs for particular 
month for export purposes . 


7 . This is to certify that following of documents of record mentioned in serial number 1 have not been 
maintained / furnished , examined or verified 


8 . I / We fully understand that any statement made in this certificate , if proved incorrect or false , will 

render me / us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or 


14 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


otherwise warranted . 


Signatureof CA / ICWA / 
CS : 


Place: 


Date : 


Name of the Signatory : _ 


Address : 


Membership No: 
Phone Number 


Email Address : 


Format A 
Certificate of Exports where Double Weightage has been claimed ( Applicable only if the application is for 

One Star Export House ) 
Note : A shipment can be included in one of categories indicated below only once . 


One 


Sl. 


Category of Exports 


No . 


FOB /FOR /Foreign FOB /FOR / 
Exchange earned Foreign 
in US $ 

Exchange 
in Current Year earned in US $ 


FOB / FOR 
Foreign 
Exchange 
earned in 
US $ in 
Previous 
Year 2 


in 


Previous Year 


FOB / FOR / 
Foreign 
Exchange 
earned in US $ 
in 
Previous Year 
3 ( not 
applicable for 
Gem and 
Jewellery 
Sector ) 


Export of Goods and /or 
services by Micro , small & 
medium enterprises 
(MSME) as defined in 
Micro , Small & medium 
enterprises Development 
(MSMED ) Act 2006 
Manufacturing units having 
ISO /BIS 


| Units located in North 

Eastern States including 
Sikkim and Jammu & 
Kashmir 
| Units located Agri Export 
Zone 

Total FOB Value in US $ 


[ T1 I - D05 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . FOB Value of Exports with 
Double Weightage (US $ ) = [2 X 
Total FOB Value of Row 5 above ] 


Format B 
Certificate of Foreign Exchange Earned by Supply of Service 


Particulars 


No. 


Category of 
Service Provider 


Foreign 
Exchange 
Earned 
US $ in current 
year 


Foreign 
Exchange 
Earned 
US $ in 
previous 
year 1 


Foreign 
Exchange 
Earned 
US$ in 
previous year 


Foreign 
Exchange 
Earned 
US $ in 
previous year 
3 ( not 
applicable 
for Gem and 
Jewellery 
Sector ) 


Para 9 .51 (i) 


Para 9.51 (ii) 


Para 9 .51 (iii) 


Para 9 .51 (iv ) 


5 . Total Foreign Exchange Earned by 
Supply of Service (US$ ) 


Sl. No. 


Format C 
Certificate of FOR value of Deemed Exports 
Category of Deemed Exports FOR 

FOR 
(Chapter 7 of FTP ) 

(Rs in Cr) (Rs in Cr ) 
(Please quote the relevant in current year in previous 

sub para in brackets) 


FOR 
(Rs in Cr) 
in previous 

year 2 


year 1 


FOR 
(Rs in Cr ) 
in previous 

year 3 (not 
applicable for 
Gem and 
Jewellery 
Sector ) 


Supply to Advance 
Authorisation 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


7 . Total FOR Value (Rs in Cr ) 


8 . Exchange Rate notified by CBEC as 
on 1 st April of financial year 
9 . Equivalent US $ 


Format D 
Exports from SEZs / EOUS / EHTPs / STPs / BTPs units which are included in IEC and is taken for 

calculation of grant of status 


Names of Exporting 
Units 


FOB value in 
US $ in current 

year 


FOB value in US 
$ in previous year 


No . 


FOB value in FOB value in 

US $ in US $ in 
previous year previous year 

3 (not 
applicable 
for Gem and 
Jewellery 

Sector ) 
5 


1 


3 


4 


2 
SEZS 


EOUS 


EHTPs 


STPs 


BTPs 


6 . Total FOB Value ( in US $ ) 


Place : 


Signature of CA / ICWA / CS: 
| Name of the Signatory: – 


Date : 


TATT I - qus 17 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Address : 
Membership No: _ 
Phone Number 


Email Address: 
Note : Each page of certificate of Chartered Accountant (CA ) Cost and Works Accountant ICWA)/ 
Company Secretary (CS ) including Format A to D need to be signed and stamped . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


